निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 580 ) 


7 कार्तिक 1934 ( श ) 
पटना, सोमवार , 29 अक्तूबर 2012 


सं0 10 / नीति (निविदा) - 89 / 2012 - 5380 
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 

( उत्पाद एवं मद्य निषेध ) 


अल्पकालीन निविदा सूचना 

( शुद्धि पत्र) 

____ 26 अक्तूबर 2012 
1ली दिसम्बर, 2012 से 31 मार्च, 2014 तक बोतल की परिभाषा में परिभाषित सैचेट में देशी शराब 
के विनिर्माण एवं आपूर्ति करने हेतु दो लिफाफा पद्धति के अंतर्गत निविदा । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- - - 


- - - 


- - - 


- 


- - - 


- - - - 


- - 


- - - 


- - - 


- - 


- - - 


विभागीय पत्रांक 5292 दिनांक 18. 10.2012 द्वारा आयुक्त उत्पाद बिहार के स्तर से प्रकाशित 
अल्पकालीन निविदा सूचना के तकनीकी निविदा के शर्तों की कंडिका 2. I एवं 2. II तथा निविदा की 
सामान्य शर्ते की कंडिका - 8 के स्थान पर निम्न रूप से संशोधित करते हुए प्रख्यापित किया जाता है - 
2. प्रत्येक इच्छुक निविदादाता " 0039 " - राज्य उत्पाद शुल्क - देशी स्पिरिट भट्ठी-स्पिरिट शुल्क " बजट शीर्ष के 

अधीन कोषागार चालान द्वारा या आयुक्त उत्पाद , बिहार के पदनाम से थातीकृत राष्ट्रीय बचत 
प्रमाण - पत्र / डिमान्ड ड्राफ्ट / किसान विकास पत्र के द्वारा जमानत की राशि के रूप में , प्रक्षेत्रवार 
5,00, 000 / - (पॉच लाख रू0 ) एवं सभी प्रक्षेत्रों के लिये समेकित रूप से 20 ,00,000 / - (बीस लाख रू0 ) जमा 
करेगा तथा उसे निविदा के साथ उपस्थापित करेगा । यदि निविदादाता को चार से अधिक प्रक्षेत्रों का आवंटन 
( ग्रान्ट ) स्वीकृत होता है तो उन्हें प्रति अतिरिक्त प्रक्षेत्र के लिए 5,00 ,000. 00 (पाँच लाख रू0) की जमानत राशि 
3 दिन में जमा करना होगा । असफल निविदादाताओं को जमानत की राशि 2 सप्ताह के बाद लौटा दी जायेगी । 
निविदादाता को प्रक्षेत्र का आवंटन न्यूनतम निर्धारित दर पर किये जाने के उपरांत उसके द्वारा इस दर पर 
आपूर्ति से इन्कार करने पर उसकी जमानत की राशि जप्त कर ली जायेगी एवं भविष्य के लिये उसे Black 
List कर दिया जायेगा । सफल निविदादाताओं की जमानत की राशि पूरे ठेका अवधि से 3 माह बाद तक के 
लिये जमानत के रूप में रखी जाएगी । 
सफल निविदादाता यदि प्रतिभूति राशि के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट जमा करता है तो उक्त स्थिति में निविदा की 
स्वीकृति के एक सप्ताह के भीतर उन्हें डिमान्ड ड्राफ्ट के स्थान पर थातिकृत राष्ट्रीय बचत प्रमाण - पत्र या 
किसान विकास पत्र उतने ही राशि का जमा करना होगा । 


बिहार गजट ( असाधारण), 29 अक्तूबर 2012 
II . निविदादाता निविदा के लिये आवेदन लेते समय जिस प्रक्षेत्र के लिये अपना अधिमान्यता देंगे , वहाँ सैचेट में देशी 

शराब की आपूर्ति हेतु आवश्यक संयत्रों एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर से संबंधित एक सुस्पष्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट समर्पित करेंगे, 
जिसमें यह उल्लेख रहेगा कि प्रस्तावित क्षेत्र में कहां - कहां कितनी क्षमता के सैचेटिंग प्लान्ट लगे हैं अथवा 
लगायेंगे और सैचेट में देशी शराब की आपूर्ति में किन -किन मदों पर अनुमानित कितना आवर्तक और अनावर्तक 
व्यय होगा । साथ ही उन्हें प्रत्येक आपूर्ति प्रक्षेत्र की निविदा के लिये राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत 
किया हुआ 75 लाख रूपये एवं चार आपूर्ति प्रक्षेत्रों तक के लिए 3.0 ( तीन करोड़ रू0 ) की पूंजी की 
उपलब्धता का प्रमाण - पत्र समर्पित करना होगा । यदि उन्हें चार से अधिक प्रक्षेत्रों का आवंटन किया जाता है तो 

रेक्त प्रक्षेत्र के लिए 75 ( पचहत्तर लाख ) रू0 का अतिरिक्त पूंजी उपलब्धता प्रमाण - पत्र ( अनुसूची 
4 संलग्न प्रपत्र में ) निविदा स्वीकृति के एक सप्ताह के अंदर समर्पित करना होगा । 
8. कार्यरत आसवनगृह को छोड़कर वैसे निविदादाता यथा निजी व्यक्ति / पार्टनरशीप फर्म / कम्पनी जिन्हें देशी 

शराब / मसालेदार देशी शराब के निर्माण एवं आपूर्ति के कार्य में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो , के द्वारा 
ही समर्पित निविदा पर विचार किया जा सकेगा । कार्यरत आसवनगृह के मामले में अनुभव संबंधी शर्त लागू नहीं 
होगी । 
उक्त आलोक में निविदा के साथ संलग्न अनुसूची - 2 प्रपत्र ( क ) आवेदन प्रपत्र की कंडिका - 2 एवं 4 
को संशोधित करते हुए निम्न रूप से प्रख्यापित किया जाता है - 
जमानत के रूप में प्रत्येक प्रक्षेत्र के लिये प्रक्षेत्रवार 5,00 ,000 / - (पॉच लाख रू0 ) एवं सभी प्रक्षेत्रों के लिये 
समेकित रूप से 20, 00, 000 / - (बीस लाख ) रूपये जमा करने के प्रमाण स्वरूप मूल कोषागार चालान या 
राष्ट्रीय बचत प्रमाण - पत्र की संख्या और तारीख जो निविदा के साथ संलग्न है । । 
आपूर्ति प्रक्षेत्रों के निविदा के लिए राष्ट्रीयकृत अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत किया गया प्रत्येक प्रक्षेत्र के लिए 75 
लाख रूपये एवं समेकित चार आपूर्ति प्रक्षेत्रों के लिए तकनीकी निविदा की कंडिका 2. II के शानुसार पूँजी 
उपलब्धता का प्रमाण - पत्र संलग्न है अथवा नहीं । प्रमाण - पत्र संलग्न करें । 
अन्य शर्ते एवं बंधेज पूर्ववत् लागू रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

संदीप पौण्डरीक, 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 580 -571 + 500 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


